he 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 192 


राँची, बुधवार , 


22 मार्च, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
28 दिसम्बर , 2016 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति-205 /2015 ( खंड) का . 11136-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री राज कुमार 
श्रीवास्तव, अवर सचिव , योजना- सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड, राँची को विभागीय अधिसूचना 
संख्या 11322 दिनांक 31 दिसम्बर , 2015 द्वारा अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600- 39100 /-, 
ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में स्थानापन्न रूप से दी गई प्रोन्नति को नियमित किया जाता है । 

संख्या:- 7/प्रोन्नति -205 / 2015 (खंड) का . 11137-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री सुनील कुमार , 
अवर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ( निबंधन प्रभाग), झारखंड, राँची को 
विभागीय अधिसूचना संख्या 11323 दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 22 मार्च, 2017 
III, रू० 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 6600) में स्थानापन्न रूप से दी गई प्रोन्नति को नियमित 
किया जाता है । 

संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 ( खंड ) का . 11138-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री राजेश कुमार , 
अवर सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह प्रभाग), झारखंड, राँची को विभागीय अधिसूचना 
संख्या 11324 दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 / 
, ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में स्थानापन्न रूप से दी गई प्रोन्नति को नियमित किया जाता है । 

संख्या :- 7 /प्रोन्नति-205 / 2015 ( खंड ) का . 11139-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री शिव कुमार 
केडिया, अवर सचिव , उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग), झारखंड , राँची को 
विभागीय अधिसूचना संख्या 11325 दिनांक 31 दिसम्बर , 2015 द्वारा अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - 
III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 6600) में स्थानापन्न रूप से दी गई प्रोन्नति को नियमित 
किया जाता है । 

संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 ( खंड) का . 11140-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री राधिका 
रमण, अवर सचिव , महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड, राँची को विभागीय अधिसूचना संख्या 04 दिनांक 
1 जनवरी , 2016 द्वारा अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - II, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 6600) में 
स्थानापन्न रूप से दी गई प्रोन्नति को नियमित किया जाता है । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 192 -- 50 


